रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


ATA 


. 


. 


. 


••• 


. 


" 


on 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


. 


... 


. 


. 


सनामब-जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 3 , 2013 / अग्रहायण 12 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3 , 2013/AGRAHAYANA 12 , 1935 


सं . 2708] 
No. 2708 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर , 2013 
सं. 55 ( आर.ई.- 2013 ) / 2009 -2014 


विषयः स्वापक औषध एवं मादक पदार्थों की निर्यात नीति । 

का . आ . 3580 ( अ ). — विदेश व्यापार नीति , 2009 - 14 के पैरा 1. 3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम , 1992 ( 1992 की सं. 22 ) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से 
एतद्द्वारा आईटीसी ( एचएस) निर्यात एवं आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 29 में निम्नलिखित संशोधन करती 


है : 


2. आईटीसी (एचएस ) निर्यात एवं आयात मदों के वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 29 में निम्नलिखित 
परिवर्धन किए गए हैं : 

अध्याय 29 
जैविक रसायन 


क्रम सं . मद विवरण 


इकाई 


टैरिफ मद 
एचएस कोड 


1241 -फिनाइल - 2 - प्रोपानोन 


किग्रा. 


291430 


निर्यात प्रतिबंध का स्वरूप 
नीति 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 

अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 

अनापत्ति प्रमाण पत्र 


किग्रा. 


293292 


124क 3, 4 मिथाईलिनडायोक्सि 

फिनाइल - 2 - प्रोपानोन 


292423 


125क एन - एसीटाईलनथ्रानिलिक एसिड किग्रा. | 

| एवं इसके लवण 
125ख एन्थ्रानिलिक एसिड एवं इसके किग्रा. 

लवण 
125ग एर्गोमिट्राइन एवं इसके लवण किग्रा. 


292243 


मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 
मुक्त भारत 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 


293961 


293961 


5105 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii)] 


125घ एर्गोटामाइन एवं इसके लवण 


किग्रा. 


293962 


125ङ 


आईसोसफ्रोल 


किग्रा. 


293291 


मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त , ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त , ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 

अनापत्ति प्रमाण पत्र 


125च लाइसर्जिक एसिड एवं इसके लवण किग्रा. 


293963 


|किग्रा. 


293944 


125छ नोरेफेड्राइन (फिनाइल 

प्रोपानोलेमाइन ), इसके लवण एवं 

इसकी निर्मितियाँ 
125ज फिनाइल एसिटिक एसिड एवं 

इसके लवण 


|किग्रा. 


291634 


125झ पिपेरोनल 


|किग्रा. 


293293 


मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त , ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 
मुक्त भारत के स्वापक आयुक्त , ग्वालियर से 

| अनापत्ति प्रमाण पत्र 


125ञ 


| किग्रा. 


293294 


सफ्रोल एवं कोई सुगंधित तेल 
जिसमें 4 प्रतिशत अथवा इससे 
अधिक सफ्रोल हो 


अधिसूचना का प्रभाव : 


__ भारत के स्वापक आयुक्त, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन उपर्युक्त स्वापक औषधों और मादक 
पदार्थों के निर्यात की अनुमति दी जाएगी । 


[ फा . सं . 01 / 91 / 162 / 357 / एएम99 / निर्यात सेल ( पार्ट ) ] 

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd December, 2013 

No. 55 ( RE- 2013)/ 2009- 2014 
Subject: Export policy of Narcotics drugs and Psychotropic substances. 

S .O . 3580 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & 
Regulation ) Act, 1992 (No .22 of 1992 ) read with Para 1. 3 of the Foreign Trade Policy , 2009- 2014 , the Central 
Government, with immediate effect, hereby makes the following amendments in Chapter 29 of Schedule 2 of 
ITC (HS) Classification of Export and Import Items. 

2 . The following additions are made in Chapter 29 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and 
Import Items : 

Chapter 29 

Organic Chemicals 
S . No. | Item Description 

Unit Tariff Export Nature of Restriction 

Item HS 

Code 
124 1- Phenyl- 2 - Propanone 

291430 | Free 

NOC from Narcotics 

Commissioner of India , Gwalior 
124A | 3, 4 - Methylenedioxyphenyl- 2 - | Kg. | 293292 | Free NOC from Narcotics 
Propanone 

Commissioner of India , Gwalior 
125A N- Acetylanthranilic acid and its | Kg . | 292423 Free NOC from Narcotics 
salts 

Commissioner of India , Gwalior 


Policy 


[ TT II - QUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 125 B | Anthranilic acid and its salts 


Kg. 292243 


Free 


| 125 C | Ergometrine and its salts 


Kg. 293961 


Free 


125 D 


Ergotamine and its salts 


Kg. 


293962 


Fre 


Free 


NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 
NOC from Narcotics 
Commissioner of India ,Gwalior 
NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 
NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 
NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 
NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 


125 E 


Isosafrole 


Kg. 293291 


Free 


125 F 


Lysergic acid and its salts 


Kg. 


293963 


Free 


Kg. 


293944 


Free 


125 G | Norephedrine 

( Phenylpropanolamine ), its 

salts and preparations thereof 
125 H Phenyl acetic acid and its salts 


Kg. 291634 


Free 


125 I 


Piperonal 


Kg. 


293293 


Free 


NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 
NOC from 

Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 
NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior 


125 J 


Kg. 


293294 


Free 


Safrole and any essential oil 
containing 4 % or more safrole 


3 . Effect of this notification : 


Export of above narcotics drugs and psychotropic substances shall be permitted subject to NOC from Narcotics 
Commissioner of India , Gwalior. 


[F . No. 01/91/ 162/357 / AM99 /Export Cell) (Part) ] 
ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


